शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 / 2013-2015. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30-05-2001 . 


सत्यमेव जयते 


DOE 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 395 ] 


रायपुर , गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2020 – भाद्रपद 12 , शक 1942 


सहकारिता विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2020 


अधिसूचना 
क्रमांक / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 / 2 / 4.- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 16 - ग की उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में 
लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को 
पुनर्गठित करने के लिये " जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी 
सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 " विभाग के अधिसूचना क्र . / एफ 15-35 / 15-02 / 
2019/2/3 दिनांक 25.07.2019 जारी की गई थी । 
(2) उक्त पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय 
छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विभिन्न याचिकायें प्रस्तुत की गई थी , जिसमें माननीय उच्च 
न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा , विभाग की उक्त अधिसूचना की 
कंडिका 08 को अपास्त किया गया , किन्तु सोसाइटी के पुनर्गठन की कार्यवाही पर रोक नहीं 
लगाई गई । 


789 


790 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2020 


( 3) तद्पश्चात छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 - ग 
की उप - धारा (3 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा प्रदेश 
की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये, आगामी 
कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु " प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन 
योजना 2019 की कंडिका 08 - प्रबंध को छोड़कर, कंडिका -5 पुनर्गठन की प्रक्रिया को 
उपांतरित करने अधिसूचना क्र . / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 / 1 दिनांक 07.03.2020 जारी 
की गई । 
( 4) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की उपांतरित कंडिका 
05- ( च) के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं , छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत 
" प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 के क्रियान्वयन हेतु 
अनुसूची -- एक , दो एवं तीन प्रस्तुत किया है । 


( 5) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की 
आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की कंडिका 05-( छ) के 
अनुसरण में , राज्य शासन एतद् द्वारा , जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को 
पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची 
एक , दो एवं तीन को जारी करता है । हितबद्ध पक्षकार या कोई व्यक्ति अपना अभ्यावेदन, 
दावा या आपत्ति विभाग के ई - मेल आई.डी. osd.coop-cg@nic.in में या पंजीयक सहकारी 
संस्थाएं , छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में दिनांक 10.09.2020 तक 
प्रस्तुत कर सकेगें । निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार 
नहीं किया जावेगा । अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम 


होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा । 
(6 ) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों 
की पुनर्गठन योजना 2019 की अनुसूची - एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन 
योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा । 
संलग्न : 

अनूसूची - एक , दो एवं तीन 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

पी.एस. सर्पराज, उप – सचिव. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2020 


790 ( 1 ) 


जिला बलौदाबाजार - भाटापारा छ.ग. की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियो की 

पुर्नगठन योजना 2019 

अनुसूची एक 
क 

विद्यमान सोसायटी जिसमें 
विधमान सोसायटी जो अपवर्जित कार्यक्षेत्र 
मां 

अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है । ( परिणामी 
प्रभावित है 

( ग्रामों का नाम ) 
क 

सोसायटी ) 
2 

4 
जांगड़ा माचाभाठ, रेंगाबोड, बुचीपार 

रोहरा 
बिटकुली खैरवारी 

सुहेला 
हटौद आमाखोहा, भवरीद, उपरानी, 

पिसीद 
मोतीपुर 


1 


3 


1 


2 


2 


3 


790 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2020 


जिला बलौदाबाजार - भाटापारा छ.ग. की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियो की 

पुर्नगठन योजना 2019 

अनुसूची दो 
क | विधमान सोसायटी जो 

नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र ( ग्रामो का 
मां प्रभावित है ( प्रभावित नवीन सोसायटी 
क 

नाम ) 
सोसायटी) 


1 


1 


4 


1 


2 
लाहोद 
सरखोर 


3 
बिटकुली 
अहिल्दा 


2 


बिटकुली, खटियापाटी, लवनबंद, पनगांव 

अहिल्दा, परसाडीह 
मुढ़ीपार, पैरागुड़ा, पुटपुरा , भडोरा, दौनाझर, 
घिरघोल, सुकदा, पिपरछेड़ी, भोथाही, अर्जुनी, 
रीवासरार, बारेकेल, खैरा , बल्दाकछार, बरबसपुर , 

अंवराई, अल्दा, सुरबाय 

सेल, चंडी 


3 


बोरसी 


मुढ़ीपार 


4 


कटगी 


सेल 


5 


देवरीनगेड़ी 


गोलाझर 


गोलाझर, देवगांव, देवरूंग, चांदन, अमरूवा, सुखरी 


बिलारी 


बिलारी, बानिखार, कुरमाझर, मगरदरहा, 

कलमीदादर, कौहाजुनवानी, 


6 


थरगांव 


खैरा 


खैरा , भानपुर, कुशगढ़, सोनपुर, बरपानी, कुशभाठा 


मुढ़पार, सैयाभाठा, 


बार 


बार, हरदी, दोद, लाटादादर , 
पाडादाह , आमागांव, लोरीदखार, अकलतरा , चरौदा, 
देवगांव, बड़गांव, गबौद, ढेबी, ढेबा, मोहदा, रवान , 
कौहाबहरा, गजराडीह, मुरूमडीह, दलदली, 

तालाझर, छतालडबरा 


7 


बया 


रिकोकला 


रिकोकला, डुमरपाली, रिकोखुर्द, रूनझुनि, छतवन 


सोनाखान 


सोनाखान, अर्जुनी, सिरमाल, सराईपाली, गांजरडीह, 

कसौदी, महकम, वीरनारायणपुर, बंगलापाली 


8 


गिरौद 


चिखली 


चिखली, चन्हाट, नवागांव, तालदादर, कोठारी, 
कोहाकुडा, जोगीडीपा, कंजिया, सलिहाभाठा, 
बिटकुली, मिरगिदा, पठीयापाली, बासीनपाली, 
देवतरई, सण्डी, सारसडोल, बलारनवागांव, पोडी 


9 


हसुवा 


अमोदी 


अमोदी, धमलपुर, नवापारा, डेराडीह, रामपुर, कोट, 

तिपरूंग, तुरकीनडीह 


10 


मटिया 


नरधा 


नरधा, नवरंगपुर, दरी, बरेली, सुकली, खपराडीह 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2020 


790 ( 3 ) 


क | विधमान सोसायटी जो 
मां प्रभावित है ( प्रभावित 
क सोसायटी) 


नवीन सोसायटी 


नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र ( ग्रामो का 

नाम ) 


11 


टुण्डरा 


कुम्हारी 


12 


पिसीद 


छरछेद 


कुम्हारी, खपराडीह, पंहदा, अमलीडीह, पुलेनी, 

घटमडवा 
छरछेद, कोट, देवरीकला, देवरीखुर्द, सोनाईडीह , 

मुडीयाडीह, सिनोधा 

सकरी, भैसा, करेली 
डोगरिया, केसदा, रिंगनी, झिरिया 


13 


खिलौरा 
हथबंद 


सकरी 
डोगरिया 


14 


15 


दामाखेड़ा 


मनोहरा 


मनोहरा, अकलतरा , मोटियारीडीह, माढर , 
खरगाडीह, धीवपुरी, मानिकचौडी, मोहभट्ठा, लावर 


16 


विश्रामपुर 


तुलसी 


तुलसी, तोरा, चकवाय, चोरहानवागांव, चंदियापथरा 


17 


पौसरी 


कामता 


18 


चौरेंगा 


19 


20 


बनसाकरा 
दतान ( प ) 
सिसदेवरी 
गिधपुरी 
बोहारडीह 
सलौनी 


21 


22 


कामता, मुसुवाडीह, नवागांव, 

भोथीडीह 
बनसाकरा, खैघरट, माढर, दुलदुला, हरिनभट्ठा 

दतान ( प ), सकरी 

सिसदेवरी, कौडीया , जंगलोर 
गिधपुरी, जुनवानी, मलपुरी, मोहगॉव , देवगॉव 

बोहारडीह ,कुची, हरिनभटठा 
सलौनी, खैरी, धमनी, मुडियाडीह, दतान ( ख) 
लच्छनपुर , ढेलकी, धौराभाठा, गबौद , गदहीडीह 

चरौदा, बम्हनी 

जारा, छेरकाडीह 
कोसमंदा, रामपुर , छडिया, छेरकाडीह 
मोपका, बकुलाही, भरतपुर, धौराभाठा 


पलारी 
वटगन 
तेलासी 
भवानीपुर 
सीतापार 
कोनारी 
दतरेंगी 
रेगाडीह 
छेरकापुर 
निपनिया 


23 


24 


लच्छनपुर 
चरौदा 


25 


26 


27 


जारा 
कोसमंदा 
मोपका 


28 


29 


लेवई 


सिंगारपुर 


सिंगारपुर, सेम्हराडीह, मेण्डरा, लमती, गोढ़ी (एस) 


धनेली 


30 


खैरा 


पाटन 


31 


टेहका 


धुर्राबांधा 


धनेली, चंदली, सिलवा, पथरिया 

पाटन, गुड़ेलिया, चिचपोल 
धुर्राबांधा, हसदा, बोरसी ब, सेदंरी, सुरखी, खैरी 
आर, राजाढार, आलेसुर, गोगिया, बीजाभाट, 

खपराडीह ,कलमीडीह 
मिरगी, परसाडीह, खम्हरिया 
देवरी, सेमरिया ( द ), सुरजपुरा, खोलवा 
फुलवारी, नेवारी, तिल्दाबांधा, भोथाडीह 


32 


गुर्रा 


मिरगी 


33 


भाटापारा 


देवरी 


34 


रावन 


फुलवारी 


35 


सुहेला 


खपराडीह 


खपराडीह, पड़कीडीह, करही, चंडी 


36 


मोहरा 
देवसुन्द्रा 


हिरमी 
साराडीह 


हिरमी, कुथरौद, परसवानी 
साराडीह, परसवानी, खपरी, सरकीपार, 


37 


790 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2020 


क विधमान सोसायटी जो 
मां प्रभावित है (प्रभावित 
क 

सोसायटी) 


नवीन सोसायटी 


नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र ( ग्रामो का 

नाम ) 


38 


पिरदा 


जमगहन 


पवनी 


जमगहन , बन्दारी, चुरेला, बेलटिकरी, धारासीवा, 
चंदलीडीह , जमनारडीह, रिकोटार, डोकरीडीह , 

ठाकुरदिया, बरभाठा 
पवनी, बिसनपुर, लुकापारा, पथरिया, खजरी, 

दोम्हानी 
सलिहा, मलुहा, परसापाली, भोगडीह, गारडीह 
धनसीर, छुइहा, टेंगनाकछार, जोगीडीपा, धौराभाठा, 

सुरगुली, दयालपुर 


39 


बिलाईगढ़ 


सलिहा 


धनसीर 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2020 


790 ( 5 ) 


जिला बलौदाबाजार - भाटापारा छ.ग. की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियो की पुर्नगठन 

योजना 2019 


अनुसूची - तीन 


कम विधमान सोसायटी अपवर्जित कार्यक्षेत्र ( ग्रामो का 
कि जो प्रभावित है 

नाम) 
(प्रभावित क्षेत्र ) 


विद्यमान सोसायटी 
जिसमें अपवर्जित क्षेत्र 
जुड़ा है ( परिणामी 

सोसायटी) 


नवीन सोसायटी जिसमें 
अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है 


1 


2 


4 


5 


1 


केशला 


रसेड़ा 


सलौनी 


N 


करमदा 


रसेड़ा . 


3 


डमरू 


सुढेला 


रसेड़ा 


4 


बलौदाबाजार 


सकरी 


लटुवा 


5 


खैरा ( लवन ) 


लवन 
खैरा ( लवन ) 


भालुकोना 


6 


लवन 


मुण्डा 


7 


बरदा 


3 
बोईरडीह, सोनाडीह 

खजुरी, पारागांव 
सलौनी, देवरी, भाटागांव, 

सेम्हराडीह, 
सुढेला, सुढेली, बोईरडीह, विश्राइनडीह, 

भदरा, धनगांव, 

खैरी, छुईहा 
सकरी, कंजी, लिमाही, खम्हरिया यदु, 

गोड़खपरी 
लटुवा, शुक्लाभाठा, सोनपुरी 

ढाबाडीह 

अमलडीहा 
भालुकोना, सिंघारी , परसापाली, हरदी, 

चितावर, 
मुण्डा, कोलिहा, सरवाडीह, खम्हारडीह, 

चिरपोटा, 
ढ़नढनी 

गंगई 
कोयदा, पैसर, चंगोरी 

पुरान, 

खैरवारडीह 
दशरमा , पुरेना खपरी 
ठाकुरदिया, मड़कड़ी 

डोंगियाभाठा 
नगरदा, मिरचिद, सोनियाडीह, बेलमुड़ी, 

अलीपुर, गोरबा, तेन्दुमुड़ी, देवरहा, 
पचरी, बनाहील, कैथा, परसाडीह, मुड़पार, 

बेल्हा, माहुलडीह 

अर्जुनी 
पुरगांव, तौलीडीह, मौहाडीह, सिंघीटार, 

भरतपुर, लिमतरी 
रामपुर, करबाडबरी, मल्दी, बगलोटा, 
करियाटार, दाउबंधान, रमतला, भण्डोरा, 
खुरसुला, खैरझिटी, देवरबोर्ड, टाड़ापारा , 

कर्राचखला 


सरखोर 


8 


सिरियाडीह 


कोयदा 


खम्हरिया 
सेम्हराडीह 


9 


रिसदा 


दशरमा 


टुण्डरी 
भटगांव 


10 


सलौनीकला 


नगरदा 


बिलाईगढ़ 


पुरगांव 


11 


टुण्डरी 


रामपुर 


790 ( 6 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2020 


गाताडीह 


गोपालपुर 


12 


दुरूग 


गोपालपुर, खम्हरिया , धौराभाठा, 
साजापाली, गगोरी, छिरचुवा, मुच्छमल्दा, 
भिनौदी, शितलपुर, सेन्दुरस, भिनौदा, 

सेमरिया 
धनोरा, दुरूग, पीपरभवना ग, बोईरडीह , 

गाड़ापाली, घोघरी, घोघरा 
मनपसार , सकरापाली, टाटा , जोगेसरा, 
बिलासपुर, मुड़पार, रायकोना 

मधुबनखुर्द 
खपरीडीह, नवापारा , देवरहा, धनगांव , 
तौलीडीह, पीपरभवना, तेंदुवा, बेंदुवा, 

करनापाली 


मनपसार 


धनगांव 


ग्वाली 


सलौनीकला 


13 


भटगांव 


जोरा 


पेण्ड्रावन 


14 


सरसींवा 


बालपुर 


जोरा, ओटगन, चिकनीडीह, करमन्दी, 
सरमन्दी, गदहाभाठा, घाना, जुनवानी, 
हरदी, रोहिना, सोनियाडीह, धोबनीडीह , 

गिरसा 
साल्हेवना, जैतपुर, कुसुमकुण्डा, बलौदी, 

लखुर्सीडीह 
पेण्ड्रावन, बछौरडीह, कोट , चारभाठा, 
टिहलीपाली, केडियारवार, जोरापाली 
बालपुर, पेण्ड्रीपाली, ओड़काकन, मोहतरा 

स , सरधाभाठा 
बम्हनपुरी, चोरभट्ठी, जोगीडीपा, 
तिलाईपाली, तेंदुभाठा, पिकरीपाली 

चन्द्रनगर , 
बैलाडूला, तेन्दूदरहा, जमनारडीह, 
बेंकपाली, कचौंदा, शंकरनगर, किसड़ा, 

मगरवाय 
खैरी, बोरसी ( ध ), कुकदा, पौंसरी, बेन्दरी , 

अचानकपुर 
गोढी ( टी ), अमलीडीह, टोनाटार, नवागांव, 


बम्हनपुरी 


पिरदा 


15 


सोहागपुर 


बैलाडूला 


भरसेला 


खैरी( क ) 


16 


अर्जुनी 


टोपा, 


गोढ़ी ( टी) 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020 . 


